सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 पौष , 1937 ( श० ) 
संख्या 73 राँची, मंगलवार 

22 दिसम्बर , 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना/ शुद्धि पत्र 


11 दिसम्बर, 2 0 15 
संख्या- 15 / सा अव०. 03 - 03 / 20 15 का .. 10 490 -- कार्मिक , प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, 
झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 10 3 0 0 , दिनांक 7 दिसम्बर , 2015 के द्वारा वर्ष 2016 में झारखंड 
सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है । 

उक्त अधिसूचना की कंडिका-3 की आखिरी पंक्ति में अंकित 2 0 15 के स्थान पर इसे 2 0 16 पढ़ा 
जाय । 

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

भूषण पासवान , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 73 - 50 । 


